forest #o 


to 221 


REGISTERED NO. D . I 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of Jadia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HTT I - -05 I 
PART I- Section 1 

STUUR TT 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


88 ] 
No . 88 ] 


7 faratt, FTA ATT, TT 3, 1967 / TT 1 2 , 1889 
NEW DELHI,MONDAY, JULY 3, 1967/ASADHA 12 , 1889 


इस भाग में भिन्न पष्ठ या दो जाती है जिरासे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be fled 

as a separate compilation . 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(Railway Board 


NOTIFICATION 

New Delli, the 3rd July 1967 
No , E67001/ 66 /RBI. - - In pursuance of the recent announcement made by the 
Minister of Railways in Pariament to constitute a Committee to go into the 
working of the Catering Services on Railways and the provision of passenger 
amenities at Railway stations tlie Corinniont of India liave decided to constituto 
a Committee consisting of the following : - - 


Minister of the Caterialiens then 


Chuirnu .nl 


Shri Parimal Chosh , Minister of State for Railways. 


Members 
Smt. Tackeshwari Sina, M ? (Tok Sabha ) 
Smt. Shyam Kumari Khan , M .P . (Rajya Sabha ) 
Shri B . Shankaranand , M .P . Lok Sabha ) 
Shri R . S . Khandekar, M .P . (Rajya Sabha ) 


( 335 ) 


336 


THX ( AZETTE OF INDIT EXTRAORDINARY 


PART 1- Sec. It 


Member Secretary 
Shri K . N . Krishnan . Director , Rail- Coordination, Railway Board . 
2 . The Committee will be known as the " Railway Catering and Passenger 
Armenities Committee , 1967 " and its terms of reference will be - - 
(i ) to examine the working of Catering Services on Indian Railways , both 

contract and departmental and make recommendations on the follow 

_ ins aspects : 
( a ) the relative merits of contract and departmental catering and the area 

of operation which should be set apart for each ; 
(b ) the deficiencies in the present service and the measures to effect the 

necessary improvements ; 
( c ) control of expenditure on departinental catering with a view to pro 

viding the best possible service without incurring any loss ; and 
( liy to review the policy and practices in vogue on Railways in respect of 

provision of passenger amenities at Railway Stations and suggest 
measures to maximise the benefits to the passengers , keeping in view 

the Anancial allocations made for the Fourth Plan period . 
3 . The Committee will endeavour to complete their work in six months . 


C . S. PARAMESWARAN, Secy. 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नयी दिल्ली, जुलाई , 1967 


म० ई 67 सी ओ 1/ 66 /पार बी I - रेलों पर खान -पान व्यवस्था और रेलवे 
स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जांच करने के लिये , रेल मंत्री ने अभी हाल में 
एक समिति बनाने की जो घोषणा संसद में की थी , उसके अनुसार भारत सरकार ने 
निम्नलिखित की एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया है : 


अध्यक्ष 
श्री परिमल घोष , रेलवं राज्य मंत्री । 


सदस्यों 
श्रीमती तारकेश्वरीमिनहा, संमद् सदस्य ( लोक सभा ) । 
श्रीमती श्यामकुमारी खान , संसद सदस्य ( राज्य सभा ) । 
श्री बी० शंकरानन्द, संसद मदस्य ( लोक सभा ) । 
श्री पार० एस० खाण्डेकर , मंसद सदस्य ( राज्य सभा ) । 


सदस्य - सचिन 
श्री के० एन० कृषणन निदेशक , रेल समन्वय, रेलवे बोर्ड । 


[ PART i - SEC . 1] 


THE GAZET E OF INDIA EXTRAORDINARY 337 


- 


- 


- - 


2. समिति का नाम "रेलवे खान -पान व्यवस्था और यात्री सुविधा समिति , 1967 " 
होगा और इसके विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे : - - 

( i ) भारतीय रेलों में ठेके पर संचालित और विभागीय , दोनों प्रकार की , बा 
व्यवस्था के संचालन की जांच करना और निम्नलिखित पहलनों के बारे में सिफारिश करना :-- -- 


( क ) ठेके पर संचालित और विभागीय खान -पान व्यवस्था के मापेक्ष गुण और 

कार्य- क्षेत्र, जो प्रत्येक के लिये निर्धारित किया जाना चाहिये ; 
( ख ) वर्तमान व्यवस्था की त्रुटियां और उसमें आवश्यक सुधार करने के उपाय ; 
(ग ) विभागीय खान-पान व्यवस्था पर खर्च का नियंत्रण , ताकि बिना घाटा 

पाये यथासंभव सर्वोत्तम सेवा की व्यवस्था की जा सके ; और 
( ii ) रेलवे स्टेशनों पर यात्री- सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में रेलों की नीति 
और प्रचलित परिपाटियों की समीक्षा करना और चौथी योजना में इस काम के लिये निर्धारित 
रकम को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अधिकतम सुविधाएं देने के संबंध में मुझाव 
देना । 


3. समिति अपना कार्य छ: महीने में पूरा करने की कोशिश करेगी । 


सी० एस० परमेश्वरन , सचिन । 


- 


- -- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


PRINTED IN INDIA BY TUE OFNFRAL MANAGER , GOVURNMENT OF INDIA PRESS , 
NEW DELHI AND PUBLISHED HY THE MANAGLR OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967 


